सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

8 माघ 1935 ( श०) 
राँची, मंगलवार । 

28 जनवरी 2014 (ई०) 


संख्या 26 


योजना एवं विकास विभाग 


अधिसूचना 
21 जनवरी, 2014 


संख्या - यो वि०-2/1-64/जिल्यो०/ 2013- 90-- राज्य कर्मियों की सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का 
लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या - 4एस -6( प्रो0)- 02/ 2002 
5207/वि0 , दि0 - 14 अगस्त 2002 एवं संशोधित वृत्ति उन्नयन योजना ( MACP ) का लाभ प्रदान 
करने संबंधी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या - 2981 / वि0, दि0 - 01 सितम्बर 2009 में 
निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर योजना एवं विकास 
विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या- 275, दि0- 02 मार्च 2009 एवं अधिसूचना सं0- 552 , 


झारखंड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 28 जनवरी , 2014 


दि0 - 27 मार्च 2012 द्वारा निम्नांकित जिला योजना पदाधिकारियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से 
लगातार 24 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने के फलस्वरुप उनके नाम के सामने स्तम्भ - 5 में 
उल्लिखित तिथि एवं वेतनमान में द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन ( द्वितीय ACP ) तथा लगातार 
20 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने के फलस्वरुप उनके नाम के सामने स्तम्भ- 6 में उल्लिखित 
तिथि एवं वेतनमान में द्वितीय संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन ( द्वितीय MACP ) प्रदान की 
गई है । 


2. झारखण्ड योजना सेवा के गठन के क्रम में पूर्व से कार्यरत जिला योजना पदाधिकारियों को 
दि0- 01 जनवरी 2006 के प्रभाव से वेतनमान PB-III रु० 15600 - 39100 , ग्रेड पे - रु0 6600 में मूल रुप 
से समायोजित किए जाने के फलस्वरुप निम्नांकित जिला योजना पदाधिकारियों को उनकी नियुक्ति 
की तिथि से लगातार 24 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने के फलस्वरुप उनके नाम के सामने 
स्तम्भ - 7 में उल्लिखित तिथि एवं वेतनमान में संशोधित द्वितीय ACP तथा लगातार 20 वर्षों की 
नियमित सेवा पूरी करने के फलस्वरुप उनके नाम के सामने स्तम्भ - 8 में उल्लिखित तिथि एवं 
वेतनमान में संशोधित द्वितीय MACP प्रदान की जाती है । 


पदाधिकारी सरकारी सेवा 
का नाम 

योगदान की 
तिथि एवं 
पदनाम 


वर्तमान 
पद एवं 
वेतमान 


प्राप्त 
द्वितीय 
___ ACP 
की देय 
तिथि 
वेतनमान 


प्राप्त 
द्वितीय 
MACP 

की देय 
तिथि एवं 
वेतनमान 


संशोधित 
द्वितीय ACP 
की अनुमान्य 
तिथि एवं 
वेतनमान 


संशोधित 
द्वितीय MACP 
की अनुमान्य 
तिथि एवं 
वेतनमान 


1 | श्री शुभ्रकांति | 11.10. 1983 

जिला योजना 
पदाधिकारी 


सेवानिवृत | 11. 10. 2007 

Rs. 12000 
16500 


11 . 10 . 2007 
(वित्तीय लाभ 
दि० 17.03.12 से 

देय ) 
| PB-IV ( 37400 
67000 
GP- 8700 ) 


झारखंड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 28 जनवरी, 2014 


2 | श्री वीरेन्द्र 


| 12. 10. 1983 
जिला योजना 
पदाधिकारी 


12. 10.2007 
Rs. 12000 
16500 


प्रसाद 


उप 
निदेशक 

PB-III 
(15600 
39100 , 
GP- 7600 ) 


12. 10. 2007 
( वित्तीय लाभ 
दि० 17 . 03 . 12 से 
देय ) 
PB-IV ( 37400 
67000 
GP- 8700 ) 


क्र० पदाधिकारी 

का नाम 


सरकारी 
सेवा में 
योगदान 
की तिथि 


वर्तमान 
पद एवं 
वेतमान 


प्राप्त 
द्वितीय ACP 
की देय तिथि 
वेतनमान 


की देय 


संशोधित 
द्वितीय 
MACP 
की अनुमान्य 
तिथि एवं 
वेतनमान 


एवं 


पदनाम 


2 


4 


श्री 


14. 11 . 198 


उप 


14.11. 2007 
Rs. 12000 

16500 


मृत्युन्जय 


जिला 


प्रसाद 
सिन्हा 


योजना 
पदाधिकारी 


निदेशक 

PB- III 
( 15600 
39100 , 
GP - 7600 ) 


प्राप्त संशोधित 
द्वितीय | द्वितीय ACP 
MACP की अनुमान्य 

तिथि एवं 
तिथि एवं 

वेतनमान 
वेतनमान 
6 

| 14.11. 2007 
( वित्तीय लाभ 
दि० 17 . 03 . 12 से 
देय ) 
PB-IV ( 37400 
67000 
GP- 8700 ) 
11. 10. 2007 
( वित्तीय लाभ 
दि0 17 .03. 12 से 
देय ) 
PB-IV ( 37400 
67000 
GP- 8700 ) 
24. 10 . 2007 
(वित्तीय लाभ 
दि० 17 . 03 . 12 से 
देय ) 
PB-IV ( 37400 
67000 
GP- 8700 ) 


| 4 श्रीमती रेखा 


11 . 10 . 198 


उप 


11. 10. 2007 
Rs . 12000 
16500 


रानी 


निदेशक 


जिला 
योजना 
पदाधिकारी 


PB-III 
( 15600 


39100 , 


GP- 7600 ) 


24. 10 . 198 


उप 


3 


श्री अशोक 
कुमार 
चौधरी 


24. 10 . 2007 
Rs. 12000 

16500 


जिला 
योजना 
पदाधिकारी 


निदेशक 

PB- III 
( 15600 

39100 , 
GP- 7600 ) 


झारखंड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 28 जनवरी , 2014 


01. 09. 200 


| श्री रामप्रवेश | 31.12. 198 
प्रसाद 

जिला 
योजना 
पदाधिकारी 


उप 
निदेशक 

PB- III 
( 15600 

39100 , 
GP - 7600 ) 


PB- III 
( 15600 
39100 , GP 

7600 ) 


01 .09 . 2008 
( वित्तीय लाभ 
दि० 17.03.12 से 
देय ) 
PB-IV ( 37400 
67000 
GP- 8700 ) 
08. 09 . 2008 
(वित्तीय लाभ 
दि0 17 .03. 12 से 


7 


उप 


श्री अंजनी 
कुमार 


08. 09 . 198 
8 जिला 
योजना 
पदाधिकारी 


निदेशक 

PB-III 
( 15600 

39100 , 
GP-7600 ) 


08.09. 200 

8PB- III 
( 15600 
39100, GP 
7600 ) 


देय ) 


| 05 . 09 . 198 


उप 


05 . 09. 200 


8 | डॉ माधव 

शरण सिंह 


जिला 
योजना 
पदाधिकारी 


निदेशक 

PB- III 
( 15600 

39100 , 
GP- 7600 ) 


PB- III 
( 15600 
39100 , GP 

7600 ) 


PB-IV ( 37400 
67000 
GP- 8700) 
05 .09. 2008 
( वित्तीय लाभ 
दि0 17 .03 . 12 से 
देय ) 
PB- IV ( 37400 
67000 
GP - 8700 ) 
01 .09. 2008 
(वित्तीय लाभ 
दि0 17 .03 . 12 से 


29 .08. 198 


जिला 


01.09. 200 


श्री दीपक 
कुमार दास 


जिला 
योजना 
पदाधिकारी 


योजना 
पदाधिकारी 

PB-III 
( 15600 
39100 , 
GP - 7600 ) 

उप 


PB- III 
( 15600 
39100 , GP 

7600 ) 


देय ) 


| 10 | श्री गजेन्द्र 

नाथ ओझा 


26.08. 1988 

जिला 


PB-IV ( 37400 
67000 
GP - 8700 ) 
01. 09 . 2008 
(वित्तीय लाभ 
दि0 17 .03. 12 से 
देय ) 


निदेशक 


योजना 


01 .09. 200 

8 
PB-III 
( 15600 

39100 , 
GP- 7600) 


PB- III 
( 15600 

39100 , 
GP-7600 ) 


पदाधिकारी 


PB-IV ( 37400 
67000 
GP- 8700 ) 


झारखंड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 28 जनवरी, 2014 


श्री पाण्डे 
मणि भूषण 
प्रसाद 


01 .09 .1988 

जिला 


उप 
निदेशक 

PB-III 
( 15600 
39100 , 
GP- 7600 ) 


01.09. 2008 

PB-III 
( 15600 
39100, GP 

7600 ) 


योजना 


पदाधिकारी 


01. 09. 2008 
( वित्तीय लाभ 
दि० 17 .03.12 
से देय ) 
PB-IV ( 37400 
67000 
GP- 8700 ) 


12 


12.01.1990 


श्री प्रदीप 
किण्डो 


जिला 


उप 
निदेशक 

PB-III 
( 15600 
39100 , 
GP -7600 ) 


योजना 


12.01. 2010 

PB-III 
(15600 
39100, GP 

7600 ) 


12. 01. 2010 
(वित्तीय लाभ 
दि० 17. 03 . 12 
से देय ) 


पदाधिकारी 


PB-IV ( 37400 
67000 
GP- 8700 ) 


श्री जयदीप 


15 .01. 1990 


15 .01. 2010 


जिला 


जिला 
योजना 


कुमार 


15 .01.2010 
(वित्तीय लाभ 
दि० 17 .03. 12 
से देय ) 


योजना 


PB- III 
( 15600 
39100, GP 

7600 ) 


एक्का 


पदाधिकारी 


पदाधिकारी 

PB- III 
( 15600 

39100, 
GP -7600 ) 


PB-IV ( 37400 
67000 
GP - 8700 ) 


3. अधिसूचना संख्या -552 दिनांक 27 मार्च 2012 एवं अधिसूचना संख्या -275 

दिनांक 02 मार्च 2009 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
4. यदि भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि /विसंगति पायी जाती है, तो अधिक भुगतान ली गई 

राशि की वसूली संबंधित पदाधिकारियों से एक मुस्त में कर ली जायेगी । 
5. यह वितीय उन्नयन पूर्णतः औपबंधिक है तथा निम्नांकित शर्तों के अधीन दिया जाता है: 
( क ) संशोधित द्वितीय ACP / MACP का वैचारिक लाभ प्रत्येक पदाधिकारी को उनके अनुमान्य 

संषोधित द्वितीय ACP / MACP की तिथि से आकलित होगा एवं वित्तीय लाभ 
दि0 - 17 मार्च 2012 से भुगतेय होगा जिसका उल्लेख परस्पर स्तम्भ 7 एवं 8 में दर्ज है । 


झारखंड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 28 जनवरी, 2014 


( ख ) यह वित्तीय उन्नयन पूर्णतः व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं 

होगा । 
( ग ) इस योजनान्तर्गत संबंधित कर्मियों के वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प सं0- 2981, 

दि०- 01 सितम्बर 2009 में निहित प्रावधानों के आलोक में किया जाएगा, जिसकी संपुष्टि 

एक वर्ष के अन्दर प्रशासी विभाग द्वारा वित्त विभाग से करा ली जाएगी । 
( घ) इस योजनान्तर्गत वित्तीय उन्नयन के फलस्वरुप उच्चतर वेतनमान ( वेतन बैण्ड एवं ग्रेड 

वेतन ) के आधार पर संबंधित सरकारी सेवक सरकारी आवास का आवंटन, गृह निर्माण अग्रिम 
आदि का लाभ प्राप्तकर सकेंगे, किन्तु राजकीय उत्सवों, अलंकरण, समारोहों आदि के लिए वे 

अपने मौलिक निम्नतर वेतनमान के अनुरुप ही सुविधा प्राप्त कर सकेंगे । 
(ड .) अन्तिम/ एकल/ पारस्परिक रुप से बिहार जाने वाले कर्मियों को यह सुविधा झारखण्ड राज्य में 

कार्य करने की अवधि तक ही देय होगी तथा इसके उपरान्त इस आधार पर वेतन संरचना 
आदि का दावा मान्य नहीं होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

डी0 के0 सक्सेना , 
सरकार के विशेष सचिव । 


- 


- 


झारखण्ड अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, रांची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 26 - 501 


